रजिस्ट्री सं . डी . एल .- 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


NWAR 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी . जी .- डी . एल.- अ.-22022020 - 216311 

CG- DL- E- 22022020 - 216311 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 70 ] 
No . 701 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 20, 2020/ फाल्गुन 1, 1941 
NEW DELHI, THURSDAY , FEBRUARY 20 , 2020 /PHALGUNA 1, 1941 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 फरवरी , 2020 
फा . सं . सम्मे . 5 (11)/2004/ के. एन./ 10841. - कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952, इसके आगे 
“ योजना ” के रूप में संदर्भित , के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद ( 1) के अनुसरण में , तथा , 
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. सम्मे .5( 1) 2004/ के. एन ./ 20020 दिनांक 
09. 11.2012 का अधिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क . भ.नि .), एतद्द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए 
क्षेत्रीय समिति का गठन करते है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, यथा : 
क्र .सं . . सदस्य का नाम एवं पदनाम 

के रूप में नियुक्ति 

( योजना के संबंधित पैरा के अंतर्गत ) 
सचिव , 

अध्यक्ष 
श्रम विभाग, 

[अनुच्छेद 4 (1) ( ए) के अंतर्गत ] 
कर्नाटक सरकार 
2. श्रम आयुक्त , 
श्रम विभाग , 

राज्य सरकार द्वारा सिफारिशकिए गए सदस्य 
कार्मिक भवन , बैंगलूर 
3. निदेशक, फैक्टरी , 

[ अनुच्छेद 4 ( 1) ( बी ) के अंतर्गत ] 
फैक्टरी एवं बायलर विभाग , 
कार्मिक भवन , बैंगलूर 


1 . 


1012 GI / 2020 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


नियोक्ता के प्रतिनिधि 
[ अनुच्छेद 4 ( 1) ( सी ) के अंतर्गत ] 


अध्यक्ष, कर्नाटक नियोक्ता संघ , 
सं . 74, 2 मंजिल, संकर आर्केड , 
वनविलास रोड, बसवनागुडी , 
बैंगलूर - 560004 
अध्यक्ष , 
कर्नाटक वाणिज्य और उद्योग मंडल फेडेरेशन , 
फेडेरेशन हाउज़ , के . जी . रोड , 
बैंगलूर - 560009 


5 . 


6 


7 . 


अध्यक्ष , 
भारतीय मजदूर संघ , 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
सं . 458, ओटीसी रोड, कॉटनपेट , 

[ अनुच्छेद 4 (1) ( डी ) के अंतर्गत ] 
बैंगलूर - 560053 
श्री एन . आर . हेग्डे, 
वरिष्ठ उपाधयक्ष , आईएनटीयूसी , कॉन्ग्रेस भवन , केपीसीसी 
कार्यालय के नाम , सं . 14 , 
क्वीन्स रोड , बैंगलूर 
केंद्रीय बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य, जो सामान्यत : राज्य के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ( क . भ . नि .) के गैर आधिकारिक 
निवासी हैं । 

सदस्य 
[ अनुच्छेद 4 (1) ( ई) के अंतर्गत ] 


8. 


अतिरिक्त सदस्य 

(नियोक्ता के प्रतिनिधि ) 
[ अनुच्छेद 4 ( 1 ) के परंतुक के अंतर्गत ] 


अध्यक्ष , 
कर्नाटक लघु उद्योग संघ , 
सं . 2/ 106, 17वीं क्रॉस , मगड़ी खोर्ड रोड , 
विजय नगर, बैंगलूर - 40 
अध्यक्ष, 
कर्नाटक प्रदेश होटल एवं रेस्टॉरेंट संघ , होटल प्रेसीडेंट , 
हार्डिंग सर्किल निकट , बीएन रोड , 

लिडो थिएटर के निकट , मैसूर -570001 
11 . 

अध्यक्ष /निदेशक , एसोचैम ( ASSOCHAM), 
डी - 13, डी .-14, डी ब्लॉक , 
ब्रिगेड एमएम , प्रथम तल , बैंगलूर -560070 
श्री पी . एस . श्रीकांता दत्ता ( मो . 9845021813), 154 ( ए), | 

5वी मैन पीन्या , 2 स्टेज , बैंगलूर 
13. श्री नागनाथ , महासचिव , 

हिंद मजदूर सभा , सं . 10 , तीसरा ई मैन , 
चोलारपाल्या मैन रोड , मगदी रोड , 
बैंगलूर -560023 
| श्री मीनाक्षी सुंदरम , राज्य महासचिव , सीआईटीयू , 
सं . 45/ 1, 2 बी मैन रोड , 
सुरि भवना , 16वीं क्रॉस , 

संपंगीरामनगर , बैंगलूर 
15. | श्री श्रीकांत मूर्ती, अध्यक्ष , 

हिंद मजदूर सभा , कर्नाटक , सं . 304 , 
गौरव आर्केड- 1 , आत्मानंद कॉलोनी , 
आर. टी . नगर , बैंगलूर - 560032 


12 . 


[भाग III — खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


16 . | अध्यक्ष, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स 

( एआईसीसीटीयू ), नं . 16/ 3, मुनिकद्रप्पा लेआऊट , ग्राफाइट 

इंडिया रोड , हूडी , बैंगलूर -560023 
17 श्री के . विश्वनाथ शेट्टी ( मो . नं . 09845594311 ) बीएमएस 

कार्यालय , फैक्सी पाई बजार , 
हम्पनाकट्टेम , मैंगरूल 


अतिरिक्त सदस्य 
( कर्मचारी के प्रतिनिधि ) 
[ अनुच्छेद 4 ( 1) के परंतुक के अंतर्गत ] 


2. कर्नाटक राज्य के प्रभारी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त , क्षेत्रीय समिति ,कर्नाटक राज्य के सचिव होंगे । 
3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से 
तीन वर्ष के लिए होगा । हालांकि , प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में 
उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं हो जाती । 
4. यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा । 

सुनील बड़थ्वाल , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

[ विज्ञापन -III / 4/ असा ./ 452 / 19 ] 


EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th February , 2020 
F . No. Conf. 5 ( 11) 2004 /KN /10841. — In accordance with the provisions of sub -paragraph (1) of paragraph 4 read 
with paragraph 5 of the Employees Provident Funds Scheme 1952, hereinafter referred to as “ Scheme” , and in 
supersession of the Notification No . Conf.5 (11 ) 2004 /KN /20020 dated 09 .11. 2012 issued by the Central Provident Fund 
Commissioner, New Delhi, the Chairman , Central Board of Trustees, (EPF ) hereby sets up a Regional Committee of the 
State of Karnataka consisting of the following persons , namely : 


Sl. No. 


Name & designation of themember 


Appointment As (under 

relevant Para ) 


1. 


Chairman 


The Secretary, 
Department of Labour, 
Govt. of Karnataka . 


[ Under Para 4(1)(a)] 


The Labour Commissioner , 
Department of Labour, 
Karmika Bhavana, Bangalore . 


Members recommended by 

the State Government 
[ Under Para 4 (1) (b )] 


The Director of Factories , 
Factories and Boilers Department, 
Karmika Bhavana, Bangalore . 


4 . 


The President, Karnataka Employers Association , 
No. 74, 2nd Floor, Shankar Arcade , 
Vanivilas Road , Basavanagudi, 
Bangalore - 560004 . 


Employer s Representatives 

[ Under para 4( 1)(c) ] 


The President , 
Federation of Karnataka Chambers of Commerce & Industry , 
Federation House, K .G . Road , 
Bangalore - 560009. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Employees Representatives 

[Under Para 4 ( 1) (d )] 


The President, Bharathiya Mazdoor Sangha , 
No. 458 , OTC Road , Cottonpet , 
Bangalore – 560053 . 
Sri N .R . Hegde, 
Senior Vice President, INTUC , 
Congress Bhawan , Clo KPCC Office, No . 14 , 
Queens Road , Bangalore . 
The non -official members of the Central Board ordinarily resident in 
the State . 


Non -Official 
Members of CBT ( EPF ) 

[Under Para 4 (1 )(e)] 


The President, 
Karnataka Small Scale Industry Association , 
No. 2 /106 , 17th Cross, Magadi Chord Road , 
Vijayanagar , Bangalore – 40 . 


10 . 


Additional Employers 

Representatives 


The President, 
Karnataka Pradesh Hotel and 
Restaurant Association Hotel President, 
Near Hardinge Circle, BN Road , 
Next to Lido Theatre , Mysore – 57001. 


11. 


[Under proviso to Para 4 (1) ] 


12. 


13 . 


The President/Director, ASSOCHAM , 
D -13, Do14 , D Block , 
Brigade MM , 1st Floor, 
Bangalore – 560070 . 
Sh . PS Srikanta Dutta (Mob . 9845021813), 
154 (A ), 5th Main Peenya, 2nd Stage, 
Bangalore. 
Sri Naganath , General Secretary, 
Hind Mazdoor Sabha, No. 10, 3rd E Main, 
Cholarapalya Main Road , Magadi Road , 
Bangalore – 560023. 
Sri Meenakshi Sundaram , 
State General Secretary , CITU , 
No. 45 /1, 2ndB Main Road , 
Suri Bhavna , 16thCross , 
Sampangiram Nagar, Bangalore. 


14 


Additional Employees 

Representatives 
[Under proviso to Para 4 (1) ] 


15 . 


Sri Srikantamurthy, The President, 
Hind Mazdoor Sabha, Karnataka , No. 304 , 
Gourav Arcade – 1, Atmananda Colony , 
R . T. Nagar, Bangalore –560 032 . 


16 . 


The President, All India Central Council of Trade Unions ( AICCTU ), 
No. 16 / 3 , Munikadrappa Layout, Graphite India Road , Hoodi, 
Bengaluru – 560040 . 


17 . 


Sh. K Vishwanath Shetty (Mob -09845594311 ), 
BMS Office, Fexi Pai Bazar , 
Hampanakattem , Mangalore. 


[HTT III — 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. The Additional Central Provident Fund Commissioner in charge of the State of Karnataka shall be the Secretary of 
the Regional Committee of the State of Karnataka . 


3 . The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing 
on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette . However, every member shall continue 
to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette . 


4 . 


This will come into force with immediate effect . 


SUNIL BARTHWAL , Central Provident Fund Commissioner 


[ ADVT.-III/4 /Exty ./452 /19 ] 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date: 2020.02.22 09:58:30 +05 30 


